निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 726 ) पटना , वृहस्पतिवार , 2 जुलाई 2015 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

25 जून 2015 
सं0 प्र03 / एम010 - 11 / 2015 - 5701 (s) — वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं0 4567 दिनांक 28.05.2014 
द्वारा राज्य कर्मियों का महँगाई भत्ता 100 प्रतिशत किये जाने के फलस्वरूप प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 
बिहार, पटना की अध्यक्षता में प्रधान सचिव , पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रतिनिधि, वित्त विभाग , बिहार, पटना 
की गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना में संविदा के आधार पर नियोजित 
कनीय अभियंता ( असैनिक / यांत्रिक ) का मासिक पारिश्रमिक दिनांक 01.06. 2015 के प्रभाव से रूपये 20,000 / - ( बीस 
हजार) रूपये मात्र से बढ़ाकर 27, 000 / - ( सत्ताईस हजार ) रूपये मात्र किया जाता है । 

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना की सहमति तथा विभागीय 
मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश: — इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हुए 
इसकी 500 (पाँच सौ ) प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 726 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


